निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 156 ) पटना , वृहस्पतिवार , 18 फरवरी 2016 


पंचायती राज विभाग 


आदेश 

17 फरवरी 2016 
सिवान जिलान्तर्गत मैरवा , आन्दर एवं हुसैनगंज पंचायत समितियों के विघटन तथा पंचायत समिति जीरादेई 

के पुनर्गठन के निमित्त आदेश 
सं0 4प / समि0 - 70 - 03 / 2015 / 33 / पं0रा0 — ग्रामीण विकास विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या - 9833 
दिनांक 21 . 09 .1998 के द्वारा सिवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड, आन्दर प्रखंड एवं हुसैनगंज प्रखंड से कुछ ग्राम पंचायत 
क्षेत्रों को अलग कर जीरादेई प्रखंड सृजित करने तथा पंचायती राज विभाग की अधिसूचना, ज्ञापांक - 1058 दिनांक 
17.02 .2016 द्वारा जीरादेई पंचायत समिति के गठन के फलस्वरूप सिवान जिलान्तर्गत मैरवा , आन्दर एवं हुसैनगंज 
पंचायत समितियों का विभाजन चार पंचायत समितियों, यथा: - पंचायत समिति मैरवा, पंचायत समिति आन्दर, पंचायत 
समिति हुसैनगंज एवं पंचायत समिति जीरादेई में हो गया है एवं इसके फलस्वरूप इनके स्वरूप एवं सीमाओं में भी 
परिवर्तन हुआ है । अतः यह आवश्यक हो गया है कि (1) पंचायत समिति मैरवा, (2) पंचायत समिति आन्दर, (3) पंचायत 
समिति हुसैनगंज एवं (4) पंचायत समिति जीरादेई का पुनर्गठन नये सिरे से किया जाये । पंचायत समिति मैरवा का 
पुनर्गठन वैधानिक आदेश संख्या - 4प / समि0 - 70 - 03 / 2015 / 31 / पं0रा0 पटना, दिनांक 17 / 02 / 2016, जो 
4प / समि0 - 70 - 03 / 2015 / 1090 / पं0रा0 पटना, दिनांक: 17 / 02 / 2016 द्वारा संसूचित है, द्वारा पूर्व में किया जा 
चुका है । शेष पंचायत समितियों आन्दर, हुसैनगंज एवं जीरादेई के पुनर्गठन के निमित्त बिहार पंचायत राज अधिनियम , 
2006 (बिहार अधिनियम , 6, 2006 ) की धारा 151 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल 
निम्नलिखित आदेश देते हैं: 


1. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 फरवरी 2016 

आदेश 
सिवान जिलान्तर्गत आन्दर एवं हुसैनगंज पंचायत समितियों को दिनांक 18.02. 2016 के प्रभाव से भंग किया 
जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि पंचायत समिति आन्दर, पंचायत समिति हुसैनगंज एवं पंचायत समिति 
जीरादेई को पुनर्गठित किया जाये । 
पंचायत निर्वाचन, 2011 में मैरवा, आन्दर एवं हुसैनगंज पंचायत समितियों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 
निर्वाचित सदस्य दिनांक 18.02. 2016 के प्रभाव से अपने - अपने पद से मुक्त हो जायेंगे । 


विघटित पंचायत समितियों मैरवा, आन्दर एवं हुसैनगंज के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को 
बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा 151 (3 ) के अधीन जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 101 
(1) / पं०रा०, दिनांक 22.11.2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पुनर्गठित (1) पंचायत समिति आन्दर, ( 2) 
पंचायत समिति हुसैनगंज एवं ( 3) पंचायत समिति जीरादेई के लिए अलग - अलग निम्नलिखित रूप से 
मनोनीत किया जाता है: 

( 1) पंचायत समिति आन्दर 
क्रमांक / पंचायत समिति सदस्य का नाम | विघटित पंचायत समिति एवं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 

का नाम / संख्या 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
नाम 

संख्या 
| सावित्री देवी 

अर्कपुर 

आन्दर - 4 
2 . मीना देवी 

सहसरॉव 

आन्दर - 5 
3 . जहाँ आरा 

असॉव 

आन्दर - 6 
प्रतिमा देवी 

मानपुर पतेजी 

आन्दर - 7 
अंजनी कुमार सिंह 

मानपुर पतेजी 

आन्दर - 8 
6. मधुबाला देवी 

पतार 

आन्दर - 9 
7. | कृष्णावती देवी 

पतार 

आन्दर - 10 
8 . इन्द्रमणी शर्मा 

खेढ़ॉय 

आन्दर - 16 
9 . कृष्णा राम 

बलिया 

आन्दर - 19 
10. अनिता कमल 

भवराजपुर 

आन्दर - 20 
| विनोद राय 

जयजोर 

आन्दर - 21 
12. | दुलारी देवी 

जयजोर 

आन्दर - 22 
शायक अली 

जमालपुर 

आन्दर - 23 
____ 14. मीना देवी 

आन्दर 

आन्दर - 24 
15 . | राज रौशन यादव 

आन्दर 

आन्दर - 25 


13. 


( 2) पंचायत समिति हुसैनगंज 
क्रमांक | पंचायत समिति सदस्य का नाम | विघटित पंचायत समिति एवं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र | 

का नाम / संख्या 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
नाम 

संख्या 
1 . कमलावती देवी 

सिधवल 

हुसैनगंज - 5 
2. . राज कुमार महतो 

पकवलिया 

हुसैनगंज - 6 
3. नरेन्द्र यादव 

पकवलिया 

हुसैनगंज - 7 
4 . हृदयानन्द भगत 

मचकना 

हुसैनगंज - 8 
अशोक भगत 

हबीबनगर 

हुसैनगंज - 9 
राजेश पाण्डेय 

छपिया बुजुर्ग 

हुसैनगंज - 10 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 फरवरी 2016 


7 . रवीन्द्र यादव 
8 . शमीना खातुन 
9 . | प्रियंका देवी 
10. | श्रीराम सिंह 
11. | सुशीला देवी 
12. ननकी देवी 
13. | मो0 उसमान 
14. । 

रोबेदा खातुन 
15. | महफुज आलम 
16. | सरस्तवी देवी 

17. चन्द्रावती देवी 
___ 18. रंजू देवी 

19. | गचूर मोहसिन 
20. शबनम आरा 
21 . रंजीता देवी 
22. | शाहजहाँ खातुन 


छपिया बुजुर्ग 

मड़कन 
___ चॉप 

चॉप 
हथौड़ा 
खरसण्डा 
छाता 
छाता 
बडरम 

बडरम 
पूर्वी हरिहॉस 
पश्चिमी हरिहॉस 
खानपुर खैराटी 

बघौनी 


हुसैनगंज - 11 
हुसैनगंज - 12 
हुसैनगंज - 13 
हुसैनगंज - 14 
हुसैनगंज - 15 
हुसैनगंज - 16 
हुसैनगंज - 17 
हुसैनगंज - 18 
हुसैनगंज - 19 
हुसैनगंज - 20 
हुसैनगंज - 21 
हुसैनगंज - 22 
हुसैनगंज - 23 
हुसैनगंज - 24 
हुसैनगंज - 25 
हुसैनगंज - 26 


बघौनी 


गोपालपुर 


(3) पंचायत समिति जीरादेई 
क्रमांक । पंचायत समिति सदस्य का नाम 


ठेपहाँ 


1 . कचन देवी 
2. सविता देवी 
3. विमला देवी 
A सिया यादव 

अजेन्द्र कुमार सिंह 
तारावती देवी 
कुशमी देवी 

प्रभात कुमार सिंह 
9 . | श्वेता गिरी 
10 . जयराम पाण्डेय 
11. | 

रूपेश कुमार सिंह 
12. | सुनिता देवी 
13. गायत्री देवी 
14. | शेख इसतेयाक 
15 . मिन्टु देवी 
16. शशि भूषण प्रसाद 
17. अमानत अंसारी 
18. आनन्द मोहन प्रसाद 
19. 

मनोरमा देवी 
20. . 

मुबारक साई 
21 . 

| राजेश कुमार सिंह 
22. | दिवाकर प्रसाद 
23 . | मारकेण्डय कुमार उपाध्याय 


विघटित पंचायत समिति एवं उसके प्रादेशिक निर्वाचन 

क्षेत्र का नाम / संख्या 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
नाम 

संख्या 
हसुआ 

मैरवा - 10 
छोटका माँझा 

मैरवा - 15 
छोटका माँझा 

मैरवा - 16 
तितरा 

मैरवा -18 
तितरा 

मैरवा - 19 
अकोल्ही 

मैरवा - 21 
ठेपहाँ 

मैरवा - 22 

मैरवा - 23 
चांदपाली 

मैरवा - 31 
मझवलिया 

आन्दर - 1 
मझवलिया 

आन्दर - 2 
सकरा 

आन्दर - 3 
चन्दौली गंगौली 

आन्दर - 11 
चन्दौली गंगौली 

आन्दर - 12 
नरेन्द्रपुर 

आन्दर - 13 
मियाँ के भटकन 

आन्दर - 14 
मियाँ के भटकन 

आन्दर - 15 
भरौली 

आन्दर - 17 
गड़ार 

आन्दर - 18 
जीरादेई 

हुसैनगंज - 1 
जामापुर 

हुसैनगंज - 2 
जामापुर 

हुसैनगंज - 3 
बढेया 

हुसैनगंज - 4 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 फरवरी 2016 
कंडिका - 1 के अधीन गठित (1) पंचायत समिति आन्दर, ( 2) पंचायत समिति हुसैनगंज एवं (3) पंचायत समिति 
जीरादेई हेतु प्रमुख एवं उप –प्रमुख का निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अधीन 
अलग - अलग इन पंचायत समितियों के लिए सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के बीच से बिहार पंचायत राज 
अधिनियम , 2006 तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में यथा उपबंधित रीति से अनुमंडल 
पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा । इस तरह से निर्वाचित प्रमुख / उप –प्रमुख की पदावधि कंडिका -6 में 
उल्लिखित निर्वाचन तक ही रहेगी । 


कंडिका - 1 के अधीन पुनर्गठित एवं स्थापित (1) पंचायत समिति आन्दर, ( 2) पंचायत समिति हुसैनगंज एवं ( 3 ) 
पंचायत समिति जीरादेई की कार्यावधि इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से विघटित पंचायत समिति आन्दर 
एवं हुसैनगंज की शेष कार्यावधि या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगला आम चुनाव कराये जाने की तिथि , जो 
पहले हो , तक होगी । 


बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा 151 की उप - धारा (6) एवं उप - धारा (7) के अधीन इस आदेश 
के निर्गत होने की तिथि से विघटित पंचायत समिति आन्दर एवं हुसैनगंज की कार्यावधि जो माह मई, 2016 में 
समाप्त होगी, के पूर्व ही (1) पंचायत समिति आन्दर, (2) पंचायत समिति हुसैनगंज एवं (3) पंचायत समिति 
जीरादेई के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं उनके सदस्यों का निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम , 
2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में यथा विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 
कराया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार राकेश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 156 -571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


